रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L . - 33004 ) 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


21 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 --- उप - खण्ड ( II ) 
PART II - Section 3 -- Sub-section( II ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


5.71 


सं . 791 ] 
No. 791 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 6 , 2002 / भाद्र 15 , 1924 
NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 6, 2002/ BHADRA 15, 1924 


New .दिल्ल . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2002 

आय - कर 
का . आ . 943( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
30- झक की उपधारा ( 7) और धारा 80 - झ की उपधारा ( 7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आय- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाता है, अर्थात् : 
7 (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( तेइसवाँ संशोधन ) नियम, 2002 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. आय - कर नियम 1962 में , 
( :) नियम 18खखख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

(१६मरा 80- झ या 10- अक या धारा D- झख के अधीन कटौती का दावा करने के लिए 
संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप | 

खखख (1) किसी निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट , जिसे धारा 80 झक पी 
उपधारा (7) या धारा 80- झ की उपधारा (7) के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, सिवाय धारा 80 -झख की 
उपधारा (7क ) मे यथा परिभाषित बहुविध थियेटर या धारा 80 - झख की उपधारा (7ख) पे यथापरिभाषित 
कवेशन केन्द्र के मामले में प्ररूपसं0 10गगख मे होगी । 

( 2) धारा BI - झ या धारा 80- झक या धारा 80 -झख के अधीन कटौती का दावा करने वाले 
निर्धारिती की प्रत्येक उपक्रम या उद्यम द्वारा पृथक रिपोर्ट दी जानी है और उसके साथ उपक्रम या 
उद्यम के लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र होंगे मानो उस उपक्रम या उद्यम का एक विशिष्ट 

अस्तित्व हो । 
- 2809 01/2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (ü )] 


( 3) यदि उपक्रम अवसंरचना सुविधा के विकास या प्रचालन और अनुरक्षण या विकास , प्रचालन 
और अनुरक्षण का कारबार चला रहा है, तो प्ररूप के साथ अवसंरचना सुविधा के विकास या प्रचालन 
और अनुरक्षण या विकास , प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार के चलाने के संबंध में केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के साथ उद्यम के करार की एक प्रति होगी । 
( 8) किसी अन्य मामले में प्ररूप के साथ पात्र कारबार के चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या जारी किए गए क्रियाकलाप चलाने के संबंध में 
यथास्थिति करार अनुमोदन या अनुज्ञा की एक प्रति होगी । " 
( ii ) परिशिष्ट -2 में प्ररूप सं0 10गगख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा , अर्थात् 


" प्ररूप सं0 10गगख 

(नियम 18 खखख देखिए) 
4 . निर्धारिती का नाम.... 
2. स्थायी लेखा सं ..................... 
3. प्रास्थिति........................ 
4 . उपक्रम के स्वामित्व की प्रास्थिति 
( क ) व्या निधारिती का संपूर्ण स्वामित्व है हां नहीं 
( ख) क्या निर्धारिती का भागतः स्वामित्व है हां नहीं - 

यदि हा, तो कृपया स्वामित्व की प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करें....... 
5 . पता... ... .... ... ... . ... 
5. धारा 80-झक और 80-झख के अधीन कटौती के लिए पात्र उद्यम या उपक्रम का 

नाम... ... ... .. 
7. आय- कर अधिनियम , 1961 की वह धारा और .......... 

उपधारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया जा रहा है 
8 . उपक्रम द्वारा प्रचालन के प्रारंभ की तारीख... 
3 वह प्रारभिक निर्धारण वर्ष जब से कटौती ....... 

का दावा किया जा रहा है. 
10. कटौती का दावा करने वाले उद्यम/ उपकम का पता ... 

(जिला और राज्य सहित ) 
* .. उत्पाद शुल्क / सेवा - कर रजिस्ट्रीकरण सं0 और ...... 

वह कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकृत है 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण सं0 और .. 

वह कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकृत है 
13. वह स्थानीय / राज्य प्राधिकारी जिससे अनुमोदन ........... 

लिया गया है ( अनुमोदन की एक प्रति संलगन करें) 


14 . अवसंरचना सुविधा का विकास / प्रचालन/ अनुरक्षण 

( क) अवसंरचना सुविधा के संबंध में क्या यूनिट (कृपया । लगाएं), : 
अवसंरचना सुविधा का विकास करती है ,प्रचालन और अनुरक्षण करती है 
विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करती है । 


( ख) कृपया अवसंरचना सुविधा की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें * * * .. 
( जैसे -पथकर सड़क, पुल, रेलप्रणाली, पत्तन आदि [ धारा 80झक (4)(i) का स्पष्टीकरण }) 


15. दशा सका दूर संचार सेवा प्रदान कर रहा है : हां - नहीं [ - ] 
( क) यदि हां , तो कृपया दूर संचार सेवा की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें : ......... 
( जैसे बेसिक दूर संचार सेवा, सेल्यूलर सेवा आदि [ धारा 80 - झक (4)(ii) }) 


18. औरसिक पार्क / विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के विकास , प्रचालन, अनुरक्षण में लगा हुआ उपना 

( क) औद्योगिक पार्क/ विशिष्टं आर्थिक क्षेत्र के संबंध में , क्या उपक्रम ( कृपया । लगाएं ) 
उपक्रम किसी औद्योगिक पार्क /विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का विकास करता है . विकास य 
प्रचालन करता है, - अनुरक्षण और प्रचालन करता है . - 
( ख) औद्योगिक पार्क /विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र & का नाम और पता............ 
( ग) क्या औद्योगिक पार्क /विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का प्रचालन और अनुरक्षण उसके विकासकर्ता से 
अंतरण पर प्राप्त हुआ है : हां - नहीं । 


( घ) यदि हां , तो विकासकर्ता धारा 80 - झक के अधीन कटौती का दावा करने का प्रथम वर्ष 


. 


. . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. . . . .. . . . 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(विकासकर्ता के प्ररूप 10गगख की प्रति संलग्न करें) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3( i) ] 


17 विशुता के उत्पादन / पारेषण/वितरण में लगा हुआ उपक्रम 

( क ) क्या उपक्रम : 

बिद्युत का उत्पादन करता है या विद्युत का उत्पादन और वितरण करता है । 
वह वर्ष जिसमें यूनिट ने उत्पादन प्रारंभ किया है.. 

विद्युत का पारेषण या वितरण करता है - 
वह वर्षजिसमें नई पारेषण या वितरण लाइन बिछाई गई थी.......... 
18. धात BD- झख के अधीन पात्र कारबार 
( क) क्या औद्योगिक उपक्रम ने अंतरण पर कोई ऐसी मशीनरी या संयंत्र प्राप्त किया है जिसका 
पहले किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था :- हां नहीं 
( ख) यदि हां, तो कृपया अंतरण पर प्राप्त मशीनरी का मूल्य विनिर्दिष्ट करें... 
( ग) कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का कुल मूल्य........... 
( घ) क्या औद्योगिक उपक्रम 11वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज का विनिर्माण या 
उत्पादन करता है - हां नहीं - 
( ङ) यदि हा , तो क्या विनिर्माण प्रक्रिया में विद्युत का उपयोग किया जाता है - हा नहीं 3 
( च) विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की सं. ............. 
( छ) क्या औद्योगिक उपक्रम कोई शीतागार संचालित करता है - :- हां नह । - 
( ज) यदि कंपनी एक लघु उपक्रम है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें - - हां - नहीं 
( झ ) यदि उद्योग उत्तर-पूर्वी प्रदेश में अवस्थित है तो क्या उद्योग धारा 80- झख ( 4) के दूसरे परंतुक 
के अनुसार एक अधिसूचित उद्योग है ? - 

हां नहीं - 
যৗন হা হা 
( ञ ) क्या पोत भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधी और उसके द्वारा किए जा रहे कारबार के लिए पूर्ण 
उपयोग किया जाता है- हां नहीं - 
( ट ) यदि पोत अंतरण पर अर्जित किया गया था तो क्या वह भारतीय निवासी किसी व्यक्ति के 
स्वामित्वाधीन या उसका भारतीय राज्य क्षेत्रीय जल में उपयोग किया गया था हां नहीं । 
होटल का कारभार 
( ठ) क्या होटल निम्नलिखित में अवस्थित है 

( i) पहाड़ी क्षेत्र 0 
(ii ) ग्रामीण क्षेत्र - 
(iii) तीर्थ स्थान 0 
( iv) अन्य अधिसूचित क्षेत्र - (कृपया विनिर्दिष्ट करें........................) 
(v) उपरोक्त में से कोई नहीं - ( कृपया विनिर्दिष्ट करें.. ................. 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ङ) क्या होटल आय- कर नियम 1962 के नियम 18 खखग के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा 
अनुमोदित है - हां - नहीं - 
वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कारयार 
( ढ) क्या कारबार आय- कर नियमों के नियम , 18 घ के अधीन और नियम 18घक की शर्तों के 
अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है :- हां - नहीं । 
( कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें) 
( ण) क्या उपक्रम खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण में लगा हुआ है:- छ । नई 
( त) यदि हा, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें : 

खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन 
- खनिज तेल का परिष्करण 
आवासन परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगा हुआ उपक्रम 
( थ) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख.. 

( कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(द) आवासन परियोजन के समापन की तारीख............................. 
( ध) परियोजना की भूमि के प्लाट का आकार.......... 
( न) क्या परियोजना दिल्ली या मुम्बई या उनके नगर पालिक क्षेत्र की सीमाओं से 25 किलोमीटर के 
भीतर है :- हां नहीं । 
(प) परियोजना के रिहायशी यूनिट का निर्मित क्षेत्र : .......... 
(फ ) कृपया अपनाई गई लेखाक्रम पद्धति विनिर्दिष्ट करें :- .......... 
( ब) क्या उपक्रम कृषि उत्पाद के लिए कोल्ड चेन सुविधा स्थापित और संचालित करने के कारबार 
में लगा हुआ है :- हां - नहीं । 

(भ) क्या उपक्रम खाद्यान की उठाई धराई , भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार में लगा 
हुआ है- हां नहीं । 


19. उपक्रम का कुल विक्रय :- .............. 
20 . किसी उपक्रम द्वारा निर्धारिती के संबद्ध समुत्थान या , निर्धारिती के अन्य उपक्रम या उपक्रम के 
सह- स्वामी, या सह- स्वामी के अन्य उपक्रम के साथ संव्यवहार : 
( संबद्ध समुत्थान धारा 40क (2) ( ख) के अर्थांतर्गत व्यक्ति है ) 


संबद्ध समुत्थान का नाम 


संव्यवहार 
( कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) 


( ख) 


___ __ ० 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ [ PART II --- SEC. 3( i)] 


( घ) . 


2 . पात्र कारबार से उपक्रम/ उद्यम द्वारा अभिप्राप्त लाभ और अभिलाभ # : 
22. धारा 80- झ/ 80 - झक / 80 - झख के अधीन कटौती :- ... 

( जो लागू न हो उसे काट दें) 


घोषणा 


* पैने / हपते........................ नामक * * उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम का और जो निर्धारिती 
4.......... . .. ( स्थायी लेखासं०..............) का है, के ................. तुलन पत्र की और उस तारीख 
को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम के लाभ और हानि लेखा की जांच कर ली है 
जो .......... ...स्थित मुख्य कार्यालय और .....................स्थित शाखाओं पर रखी गई लेखा बहियों 
के अनुरूप है । 
* मैने/ हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो * मेरे/ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान 
और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए * मेरी / हमारी राय में आवश्यक थे , पूर्वोक्त 
औद्योगिक उपक्रम और उसकी शाखाओं में जहां * मैं / हम गया/ गए थे, जहां तक बहियों की * मेरी 
| हमारी जांच से प्रतीत होता है , समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और अन्य शाखाओं से जहां 
* मैं / हम नहीं गया था / गए थे नीचे दी गई टीका -टिप्पणी के अधीन रहते हुए, संपरीक्षा के प्रयोजनों के 
लिए पर्याप्त समुचित विवरणियां प्राप्त हो गई हैं 
मेरी राय में उपक्रम धारा 80 - झ / 80 - झक / 80 - झख ( जो लागू न हो उसे काट दें ) में अनुबद्ध शर्तों को 
पूरा करती है और मद 21 में इस धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आय- कर अधिनियम 
के उपबंधों के अनुसार है और अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है 
* मेरी /हमारी राय में और * मेरे/ हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा * मुझे/ हमें दी गई जानकारी के अनुसार 
उक्त लेखा, 

तुलन पत्र के मामले में ............... को ऊपर नामित औद्योगिक उपक्रम के कार्यों की 

स्थिति का , और 
(ii) लाभ और हानि लेखा के मामले में ... ............. को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के 

लिए औद्योगिक उपक्रम के लाभ या हानि का , सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है । 


स्थान. . .. . . . . . 


स्थान . 


तारीख 


हस्ताक्षरित 


लेखाकार $ 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : 
1 . * जो लागू न हो उसे काट दें 
2. * * यहां नाम और पता दें 
3. * * * केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के साथ करार की एक प्रति 

संलग्न करें । 
4 . # कृपया उपक्रम/ उद्यम के लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र की एक प्रति संलग्न करें । 
5. & कृपया औद्योगिक पार्क / विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अनुमोदन की अधिसूचना की एक प्रति 

संलग्न करें । 
6. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है : 

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38 ) के अर्थातर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट ; या 
( ii) किसी राज्य के संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) 

की धारा 226 की उपधारा ( 2) में उपबंधों के फलस्वरूप उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत 
कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है 


7. जहां इस रिपोर्ट में कथित किए गए विषयों में से किसी विषय का उत्तर नकारात्मक है या 

सशर्त है तो रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन किया जाएगा । " 


[ अधिसूचना सं. 240/ 2002 - टीपीएल/ फा, सं . 142/ 27/ 2002 - टीपीएल ] 

डॉ . धीरज भटनागर, निदेशक 
पादटिप्पणी : - मूल नियम दिनांक 26 - 3 - 1962 की अधिसूचना सं. का . आ . 969 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे जिसे समय - समय पर संशोधित 

किया गया है , ऐसा अन्तिम संशोधन दिनांक 21 - 8 - 2002 की अधिसूचना सं. 228 / 2002 के तहत किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 6th September, 2002 

INCOME-TAX 


S.O . 943(E ).— In exercise of powers conferred by section 295. read with sub - section (7 ) 01 


section 80 -JA and sub - section ( 7 ) of section 80 -1 of the income -tas Act, 1961 ( 43 01 196 ] ), the 


Central Board of Direct Taxçs hereby makes the following rules lurther to amend the Income 


tax Rules, 1962, namely : 
1. ( 1) These rules may be called the Income- lax (23rd Amendment) Rules 

- 2002 . 
(2) They shall be deemed to have come into force on the day of April, 2002 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART ]I - Sec . 3 ( ii )] 


2 . 


In the Income-tax Rules, 1962, 
(i) for Rule 18BBB , the following shall be substituted : 


" .Form of audit report for claiming deduction under section 80 - I or 80 - 1A or 
Section 80 -IB . 


18BBB ( 1) The report of the audit of the accounts of an assessee, which is 
required to be furnished under sub - section ( 7 ) of section 80 - IA or sub - section ( 7 ) 
of section 80 - 1, except in the cases ofmultiplex thcatres as defined in sub - section 
(7A ) of section 80- IB or convention centers as defined in sub - section ( 71 ) of 
section 80 - IB , shall be in Form Number 10CCB . 


(2 ) A separate report is to be furnished by each undertaking or enterprise of the 

assessee claiming deduction under section 80 - 1 or 80 - 1A or 80 - IB and shall be 
accompanied by the Profit and Loss Account and Balance Sheet of the 
undertaking or enterprise as if the undertaking or the enterprise were a distinct 
entity. 


( 3 ) In the case of an enterprise carrying on the business of developing or operating 

and maintaining or developing, operating and maintaining an infra structure 
facility, the form shall be accompanied by a copy of the agreement of the 
enterprise with the central government or the state government or the local 
authority for carrying on the business of developing or operating and 
maintaining or developing, operating and maintaining the infrastructure 
facility . 


( 4 ) In any other case , the form shall be accompanied by a copy of the agreement, 

approval or permission , as the case may be , to carry on the activity signed or 
issued by the central government or the state government or the local authority 
for carrying on the eligible business . " 


shall be 


In Appendix - ll, for Form Number 10CCB , the following Form 
substituted , namely : 


( 4T1 II 


E 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" FORM NO . 10CCB 

(See Rulc 18BBB 


I NAME OF THE ASSESSEE : 


2 . PAN : - 


3 . STATUS : 


4 . OWNERSHIP STATUS OF THE UNDERTAKING 


(a ) FULLY OWNED BY ASSESSEE 

YES NO 
(b ) PARTLY OWNED BY ASSESSEL 

YES NO O 
IF YES , PLEASE SPECIFY THE PERCENTAGE OF OWNERSHIP : 


- - 


- 


5. ADDRESS . 


-- --- --- 


- - - -- - - - 


6 . NAME OF THE ENTERPRISE OR UNDERTAKING . 

ELIGIBLE FOR DEDUCTION U / S 80 - IA AND 80 -1B 


- - - - 


- 


7. SECTION AND SUB -SECTION OF THE IT ACT, 1961, UNDER : 
WHICH DEDUCTION BEING CLAIMED 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8 DATE OF COMMENCEMENT OF OPERATION : 
BY THE UNDERTAKING 


9 . INITIAL ASSESSMENT YEAR FROM WIEN DEDUCTION IS BEING CLAIMED : 

11152 : – – . . - -- 


. -. 


10 . ADDRESS (WITH DISTRICT & STATE ) OF THE 
ENTERPRISE /UNDER TAKING CLAIMING DEDUCTION 


- - -- ---- , . 


- - 


-- -- . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- -- - - -- -- - - 


- 


- - - ...... 


2009 /G1/02 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


: 


PART II - -Suc. 3(u )] 


11. EXCISESERVICE - TAX REGISTRATION NUMBER 

AND OFFICE: WHERE REGISTERED 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- 


12 . SALES TAX REGISTRATION NUMBER 

AND OFFICE WHERE REGISTERED 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - -- - 


- - - - - 


13 . LOCAL/STATE AUTHORITIES FROM WHOM APPROVAL 

IS TAKEN (ATTACH COPY OF APPROVAL ) : _ 


L 


- - - 


- - 


14 . DEVELOPMENT/OPERATION /MAINTENANCE OF AN INFRASTRUCTURE FACILITY 


(a ) WITH RESPECT TO THE INFRASTRUCTURE FACILITY . DOES THE UNIT (PL.LASL TICK ) : 


O DEVELOPS, D OPERATES & MAINTAINS , O DEVELOPS , OPERATES & MAINTAINS , THE 
INFRASTRUCTURE FACILITY . 


(b ) PLEASE SPECIFY THE NATURE OF THE INFRASTRUCTURE FACILITY * * * 


. 


- . - 


. - 


- 


(Eg.,- TOLL ROAD , BRIDGE , RAIL SYSTEM , PORT, ETC EXPLANATION TO SECTION 80 -1A ( 4 )( i) ) 


15 . IS THE UNDERTAKING PROVIDING TELECOM SERVICES 


YES [ NO 


(a ) IF YES PLEASE SPECIFY THE NATURE OF TELECOM SERVICE: 
(Eg., BASIC TELECOM SERVICE , CELLULAR SERVICE , ETC (SECTION 80 - 1A (4 )(ii)]) 

LLULAR SERVICE ETC ISECTION SOJATLYüvi -- 


--- - - -- - - 


16 . UNDERTAKING IN THE DEVELOPMENT, OPERATION , MAINTENANCE OF INDUSTRIAL 
PARK /SEZ 


(a ) WITH RESPECT TO THE INDUSTRIAL PARK/SEZ. DOES THE UNDERTAKING (PLEASE TICK ) . 


DEVELOPS , O DEVELOPS OR OPERATES , MAINTAINS AND OPERATES AN INDUSTRIAI, PARK 
ŞEZ 


(b ) NAME AND ADDRESS OF THE INDUSTRIAL PARK /SEZ 


.. 


( C ) TIAS THE OPERATION & MAINTENANCE OF THE INDUSTRIAL PARK /SEZ RECEIVED ON 

TRANSFER FROM ITS DEVELOPER . O YES O NO 


(d ) IF YES, FIRST YEAR OF CLAIMING DEDUCTION U /S 8011 BY THE DEVELOPER 

EVILOLE - - - 
( ATTACH COPY OF FORM 10CCB OF DEVELOPER ) 


17 . UNDERTAKING IN GENERATION TRANSMISSION /DISTRIBUTION OF POWER 


(a ) DOES THE UNDERTAKING : 


GENERATE POWER OR GENERATES AND DISTRIBUTES POWLK 


YEAR IN WHICH THE UNIT HAS STARTED GENERATING POWER 


[ 417 II - U 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


O TRANSMITS OR DISTRIBUTES POWER 


YEAR IN WHICH THE NEW TRANSMISSION AND DISTRIBUTION LINES WERE LAID . 


18 . ELIGIBLE BUSINESS UNDER SECTION 80 -IB 


(a ) HAS THE INDUSTRIAL UNDERTAKING RECIVED ANY MACHINERY OR 
PLANT ON TRANSFER WHICH WAS PREVIOUSLY USED FOR ANY PURPOSE 


O YES O NO 


(b ) IF YES , PLEASE SPECIFY VALUE OF MACHINERY RECEIVED ON TRANSFER : 


( c ) TOTAL VALUE OF MACHINERY OR PLANT USED IN BUSINESS : 


( d ) DOES THE INDUSTRIAL UNDERTAKING MANUFACTURF OR PRODUCES ANY ARTICLE OR 
THING SPECIFIED IN THE 11TH SCHEDULE - YES O NO 
( PLEASE SPECIFY THE ARTICLE OR THING : 


( e) IF YES , DOES THE MANUFACTURING PROCESS USE POWER - 


YES 


NO 


( 1) NUMBER OF WORKERS EMPLOYED IN THE 
MANUFACTURING PROCESS : 


(8) DOES THE INDUSTRIAL UNDERTAKING OPERATE ANY COLD STORAGE PLANT- OYES No . 


( h ) PLEASE SPECIFY IF THE COMPANY IS A 
SMALL SCALE INDUSTRIAL UNDERTAKING 


- 


YES O NO 


( i) IF THE INDUSTRY IS LOCATED IN THE NORTH EASTERN REGION , 
IS THE INDUSTRY A NOTIFIED INDUSTRY AS PER SECOND PROVISO 
TO SUB -SECTION 80 -IB (4 ) ? 


- [ ] YES 


NO 


BUSINESS OF SHIP 
(i) IS THE SHIP OWNED BY AN INDIAN COMPANY AND 
WHOLLY USED FOR THE BUSINESS CARRIED BY IT 


- YES NO 


(k ) IF THE SHIP WAS ACQUIRED ON TRANSFER WAS THE SHIP OWNED OR 
USED IN INDIAN TERRITORIAL WATERS BY A PERSON RESIDENT IN INDIA - 


YES 


NO 


BUSINESSS OF HOTEL 


(1) 


IS THE HOTEL LOCATED IN 


(i) HILLY AREA O 
(ii) RURAL AREA O 
( iii ) PLACE OF PILGRIMAGE O 
(iv) OTHER NOTIFIED AREA ( PLEASE SPECIFY : 
(v ) NONE OF THE ABOVE O (PLEASE SPECIFY : 


( ni) IS THE HOTEL APPROVED BY THE PRESCRIBED AUTHORITY 
UNDER RULE 18BBC OF THE INCOME TAX RULES 1962 


- 


YES 


NO 


2809 - 671-02- 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sec. 3 ü )] 


SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT BUSINESS 
(11 ) IS THE BUSINESS APPROVED BY THE PRESCRIBED AUTHORITY UNDER RULE 
IND AND SUBJECT TO THE CONDITIONS IN RULE 18DA OF THE INCOME TAX RULES - DYES 
( LEASE ATTACH COPY OF APPROVAL ) 


NO 


( IS THE UNDERTAKING IN THE COMMERCIAL 
I FODUCTION OR REFINING OF MINERAL OIL 


- 


YES 


NO 


(1 ) IF YES , PLEASE SPECIFY : 
[ COMMERCIAL PRODUCTION OF MINERAL OIL 
[ REFINING OF MINERAL OIL 


U . DERTAKING DEVELOPING AND BUILDING HOUSING PROJECTS 


(9 ) DATE OF APPROVAL BY LOCAL AUTHORITY : 
(PLEASE ATTACH COPY OF APPROVAL ) 
(i ) PATE OF COMPLETION OF THE HOUSING PROJECT : 


(3 SIZE OF PLOT OF LAND OF THE PROJECT : 


(t) IS THE PROJECT SITUATED IN DELHIOR MUMBALOR 
WITHIN 25 KILOMETERS FROM THEIR MUNICIPAL LIMITS 


- 


YES 


NO 


( u) BUILT-UP AREA OF THE RESIDENTIAL UNIT OF THE PROJECT : 


( v ) PLEASE SPECIFY THEMETHOD OF ACCOUNTING ADOPTED : 
(H IS THE UNDERTAKING IN THE BUSINESS OF SETTING UP AND 
ORATING A COLD CHAIN FACILITY FOR AGRICULTURAL PRODUCE - YES O NO 


( x ) IS THE UNDERTAKING IN THE INTEGRATED BUSINESS 
OF TANDLING STORAGE AND TRANSPORTATION OF FOODGRAIN 


-OYES NO 


19 . OTAL SALES OF THE UNDERTAKING : 


20 . " ANSACTIONS BY THE UNDERTAKING TO A RELATED CONCERN OF THE ASSESSEE OR , 

NOTHER UNDERTAKING OF THE ASSESSEE , OR THE CO -OWNER OF THE UNDERTAKING , 

ANOTHER UNDERTAKING OF THE CO -OWNER : 
(I AIUD CONCI:RN IS A PERSON WITHIN THE MEANING OF SECTION 104 (2 )(b )) 


I AME OF THE RELATED CONCERN 


TRANSACTION 
( PLEASE SPECIFY NATURE AND AMOUNT) 


(a )_ 


( HTTII — WWg 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21. PROFIT AND GAINS DERIVED BY THE UNDERTAKING /ENTERPRISE : 

FROM THE ELIGIBLE BUSINESS 


22 . DEDUCTION UNDER SECTION 80 - 1/80 - IA /80 - IB : 

(STRIKE OUT WHICHEVER IS NOT APPLICABLE ) 


DECLARATION 


* I/We have examined the balance sheet of the above industrial undertaking styled * * .......... 
and belonging to the assessee m /s ... ... ... 

..... (permanent 
account no.............. ........ .. ...... ...) as at..... . . ........ and the profit and loss account of the 
said industrial undertaking for the year ended on that date which are in agreement with the books of 
account maintained at the head office at 

. ......... and branches at......... ... 
11 . . . 


dl .. ... ..... . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


* [/We have obtained all the information and explanations which to the best of my/ our knowledge and 
belief were necessary for the purposes of the audit . in *my/our opinion , proper books of account have 
been kept by the head office and the branches of the industrial undertaking aforesaid visited by * me/us so 
far as appears from *my/our examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit 
have been received from branches not visited by *me/us, subject to the comments given below : 


In my opinion the undertaking satisfies the conditions stipulated in sections 80 -1/80 - ia/ 80 - ib ( strike out 
whichever is not applicable ) and the amount of deduction claiined under this section in item 21 is as per 
the provisions of the income tax act and meets the required conditions. 


In *my/ our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to 
* me/us, the said accounts give a true and fair view — 


(i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named industrial 
undertaking as at...... 

. . . . . . . . . . . .. ; and 
( ii) in the case of the profit and loss account, or the profit or loss of the industrial undertaking for 
the accounting year ending 011....... 


PLACE ... 
DATE ........ 

SIGNED 

ACCOUNTANTS 
NOTES : 
1. * Delete whichever is not applicable . 
2. * * Here give name and address. 
3 . * * * Provide a copy of the agreement with the central government or state government or local 
authority . 
4 . " Please provide profit & loss account and balance sheet of the undertaking/enterprise. 
5 . * Please provide the notification of approval of the industrial park / sez . 
6 . This report is to be given by 
(i) a chartered accountant within the meaning of the chartered accountants act, 1949 ( 38 of 1949 ); or 
( ii ) any person who , in relation to any state , is , by virtue of the provisions in sub -section ( 2 ) of section 226 
of the companies act: 1956 ( 1 of 1956 ), entitled to be appointed to act as an auditor of companies 
registered in that state . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1] 


7 . Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualificat 
report shall state the reasons therefor. " 


Notification No. 240 /2002 - TPL /F ,No. 142 /27 

Dr. DHEERAJ BHATNAGA 
Foot-note : The principal rules were published under Notification No . $. 0 . 969 dated 26 - 3 -1962 which has be 

from timeto time, the last such amendment wasmade vide notification No. 228 /2002 dated 21 -8 - 20 


Printed by the Manager, Govt. of India Prou8, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110034 . 


